निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना, धादर, 935 Tea or 


( संo पटना 702 ) 


5 भाद्र 1936 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 27 अगस्त 2014 


सं0 क0 / बैठक - 05 / 2004 - 491 

जल संसाधन विभाग 
कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय 


। 


संकल्प 

25 अगस्त 2014 
विषयः - कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन । 

राज्य में चल रहे केन्द्र प्रायोजित कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अनुश्रवण को सुदृढ़ करने 
के उद्देश्य से विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 20 दिनांक 12.01. 2005 द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति गठित है । भारत 
सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना के 
लिए जारी दिशा -निर्देश एवं वर्तमान परिपेक्ष्य के आलोक में उक्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को निम्न प्रकार 
पुनर्गठित किया जाता है 
1. प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना 

- अध्यक्ष 
2. अभियंता प्रमुख प्रभारी कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, जल संसाधन - सदस्य 

विभाग, बिहार , पटना 
मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना 

सदस्य 
निदेशक , केन्द्रीय भू - जल बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि 

– सदस्य 
निदेशक , आई. सी . ए. आर. क्षेत्रीय इकाई , पटना 
कुलपति , राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि - सदस्य 
निदेशक, वाल्मी, पटना । 

- सदस्य 
निदेशक , कृषि विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
चारों कमाण्ड क्षेत्र से एक - एक कृषक प्रतिनिधि 

सदस्य 
वरीय संयुक्त आयुक्त, सी. ए. डी. डब्लू.एम., जल संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार 

सदस्य 
क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष, सोन काडा, पटना 

सदस्य 
क्षेत्रीय विकास आयुक्त - सह - अध्यक्ष , गण्डक काडा, मुजफ्फरपुर 

सदस्य सचिव 
13. प्रमण्डलीय आयुक्त - सह - अध्यक्ष, कोशी काडा, सहरसा 

– सदस्य 
प्रमण्डलीय आयुक्त - सह - अध्यक्ष, के0बी0सी0 काडा, भागलपुर 

सदस्य 
अध्यक्ष, जिला परिषद , पटना 

सदस्य 


ल 
+ 


। 


सदस्य 


o 


। 


o 


। 


। 


। 


। 


o 
- 
FN 
- 
F 
. 


। 


। 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 अगस्त 2014 
उक्त समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श करेगी: 
( क ) कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के कार्यों का निर्धारण एवं उन्हें समेकित एवं समग्र ( Holistic ) रूप 

से लागू करने हेतु उचित सुझाव देना । 
( ख ) कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा एवं लक्ष्य की प्रति हेतु 

इसके Performance में सुधार के लिए सुझाव देना । 
( ग ) राज्य स्तर पर किए जाने वाले मूल्यांकन अध्ययन ( Evaluation Studies ) का निर्धारण । 
( घ ) प्रशासनिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग एवं भारत सरकार को भेजे जानेवाले योजना प्रतिवेदनों 

की समीक्षा एवं अनुशंसा करना । 
2. इस समिति की बैठक प्रतिवर्ष न्यूनतम दो बार यथा खरीफ एवं रब्बी मौसम (क्रमशः जून एवं अक्टूबर माह 
में ) में होगी । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 

हेतु अग्रसारित किया जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विपिन बिहारी मिश्र , 
सरकार के संयुक्त सचिव ( अभि0) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 702-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


